निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


30 आश्विन 1936 ( AO ) 
पटना , बुधवार , 22 अक्तूबर 2014 


( संo पटना 878) 


सं0 10 / प्र0गृ०स्था0 - 17 / 2003 - स0क0 - 2043 

समाज कल्याण विभाग 
( समाज कल्याण निदेशालय) 


संकल्प 


15 अक्तूबर 2014 
विषय: - बिहार किशोर न्याय ( बालकों की देख -रेख एवं संरक्षण ) नियमावली, 2003 की धारा - 24(3 ) के आलोक में 

गठित चयन समिति का अवधि विस्तार । 

बिहार किशोर न्याय (बालकों की देख -रेख एवं संरक्षण ) नियमावली, 2003 की धारा -24 (3) के आलोक में 
राज्य सरकार के द्वारा बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय परिषद्, जिला निरीक्षण दल एवं अन्य में गैर सरकारी 
सदस्यों के चयन हेतु विभागीय संकल्प संख्या 1680 दिनांक 16.08.2011 के द्वारा गठित राज्यस्तरीय चयन समिति का 
कार्यकाल समाप्त होने के कारण , कार्यहित में बिहार किशोर न्याय (बालकों की देख - रेख एवं संरक्षण) नियमावली, 2012 
के नियम 99(1) के अनुरूप गठित राज्यस्तरीय चयन समिति के अध्यक्ष / सदस्यों का अवधि विस्तार छ: माह या अगले 
आदेश तक, जो पहले हो के लिए निम्नरूपेण किया जाता है: 
___ I. श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिन्हा, भा0प्र0से0 ( सेवा निवृत्त ) 

अध्यक्ष 
II. आरक्षी उपमहानिरीक्षक , मानवाधिकार कोषांग , 
गृह विभाग, पटना । 

सदस्य 
III. निदेशक, समाज कल्याण , बिहार , पटना 

सदस्य सचिव 
IV. सिस्टर सुधा वर्गीज,नारीगुंजन ( संस्था ) 


सदस्य 


सदस्य 


बिहार गजट ( असाधारण ), 22 अक्तूबर 2014 
V . डॉ0 सुमन लाल , सामाजिक कार्यकर्ता 

प्रयास भारती ट्रस्ट, सी0 - 83, कृष्णा आपर्टमेंट , 
बोरिंग रोड, पटना । 

सदस्य 
VI. डॉ0 रेणु रंजन, मगध महिला कॉलेज, 

पटना विश्वविद्यालय, पटना । 
2. समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों से संबंधित अन्य शर्ते यथावत रहेंगी । 

3. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा । 
आदेश: – आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सर्वसाधारण की जानकारी के लिए राजपत्र में प्रकाशित 
करायी जाए । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

अरविन्द कुमार चौधरी, 
सरकार के सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 878 -571 + 100 -डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih .nic.in 


